रजिस्ट्री सं . डी० एल० -33004/ 98 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 98 


त्यपेय पयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( IIT 
PART II — Section 3– Sub - section (ii) 


- 7712149 


}} 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


भारत 
- - - -- -- 


से. 749 ] 
No. 7491 


नई दिल्ली, शक्रवार , नवम्बर 20, 1998 / कार्तिक 29 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20 , 1998 /KARTIKA 29, 1920 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1998 
सा . का.नि . 983 ( अ ). - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खंड ( क ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा 
403 / 800 कि . मी . से 433/ 200 कि . मी. के बीच हुबली - धारवाड़ बाइपास पर ओवर पासेज और रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण 
के मामले में श्री सी. एच. प्रभुदेव, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, लक्ष्मी टाकीज के सामने, बी पी रोड, रा. रा.- 4, धारवाड़ - 580 001 
को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी का कामकाज करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


[ सं. एन एच - 15013 /3/ 95 - पी एल ] 

के. आर . भाटी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSFORT 


(Roads Wing ) 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th November , 1998 


S. 0. 983 ( E ).---In pursuance of clause ( a) of section 3 of the National Highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ), the Central 
Government hereby authorises Shri C . H . Prabhudev , Special Land Acquisition Officer, National Highways , Opposite Laxmi 
Talkies, B. P. Road , N. H. No. 4, Dharwar - 580001 ., to perform the functions of the competent authority with effect from the 
date of publication of this Notification in Official Gazette , in respect of acquisition of land required for the construction of 
overpasses and Road over Bridges on the Hubli -Dharwar Bypass between Km . 403/800 and 433/200 . 


[ F. Ng . NFI - 15013 /3 /95- PL ] 


K . R. BHATTI , Jt. Secy . 


3146 GI / 98 


Printed by theManager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 - -- 1998. 


